निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 पौष 1934 ( श ) 
पटना , बुधवार , 9 जनवरी 2013 


( सं० पटना 58 ) 


विधि विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 

7 जनवरी 2013 
एस0ओ0 76 , दिनांक 9 जनवरी 2013 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) 
अधिनियम , 1989 की धारा - 15 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 3526 , दिनांक 
04. 08 . 2004 द्वारा हिलसा अनुमण्डल के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वादों के संचालनार्थ नियुक्त 
श्री राज बल्लव सिंह यादव , विशेष लोक अभियोजक का कार्यकाल अगस्त , 2007 को समाप्त हो चुकी है तथा 
हिलसा न्यायालय में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति का न्यायालय नहीं है । इसलिए 
विशेष लोक अभियोजक का अवधि विस्तार या नियुक्ति करना उचित नहीं प्रतीत होता है । 

2 . अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा - 15 में 
निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 4867 , दिनांक 26. 06. 2012 द्वारा नालन्दा 
जिलान्तर्गत बिहारशरीफ के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ नियुक्त 
विशेष लोक अभियोजक श्री बच्चु प्रसाद पासवान को हिलसा एवं राजगीर अनुमण्डल से संबंधित अनुसूचित जाति 
एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों का संचालन करेंगे । 

( सं0 सी0 / ए0एस0 - 3 - 33 / 2009 / 49 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 58 -571 + 25- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih .nic . in 


